निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 488 ) 


6 आषाढ़ 1935 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 27 जून 2013 


पथ निर्माण विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

15 मई 2013 
सं0 10 / आरोप ( उ०वि० ) - 4 - 06 / 06 – 3899 ( एस ) – श्री अजय कुमार यादव , तत्कालीन सहायक अभियंता, 
पथ प्रमंडल, गोपालगंज के विरूद्ध गठित आरोपों यथा, दिनांक 25 .03.05 से 31.03. 05 तक नियंत्री पदाधिकारी के आदेश 
का उल्लंघन करते हुए मुख्यालय पथ प्रमंडल, गोपालगंज से बाहर रहने , सरकार के स्पष्ट नीति के बावजूद अंग्रेजी में 
पत्राचार करने , प्रमंडलीय कार्यालय में दिनांक 22.03. 05 को आवेदन समर्पित किये जाने के बाद दिनांक 24. 03.05 को 
उसी आवेदन पर पुनः कुछ अंकित कर जालसाजी एवं हेरा -फेरी करने , लंबे समय से कार्य से अनधिकृत रूप से 
अनुपस्थित रहने के बावजूद गलत ढंग से वेतन का दावा करने , कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज के 
आदेश के बावजूद गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल का प्रभार लेने से इनकार करने, बिहार पंचायत चुनाव 2006 में विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति होने के बाद नियुक्ति पत्र, पत्र प्राप्त कर बिना उचित माध्यम के जिला 
निर्वाचन पदाधिकारी - सह -जिलाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में छुट्टी का आवेदन समर्पित कर बिना अनुमति के ही 
छुट्टी पर चले जाने, पंचायत चुनाव कार्य 2006 हेतु अग्रिम के रूप में 3000 रूपये (तीन हजार रूपया मात्र) प्राप्त कर 
चुनाव कार्य में भाग नहीं लिए जाने एवं बिहार पंचायत चुनाव 2006 जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में भाग नहीं लेने के लिए 
श्री यादव को अधिसूचना संख्या 1847 (एस) दिनांक 13.02.07 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 3623 ( एस ) 
अनु० दिनांक - 14.03.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

2. श्री यादव ने दिनांक 13. 02 .07 को निलंबन होने के पश्चात् न तो मुख्यालय में योगदान दिया और न ही 
संचालन पदाधिकारी के समक्ष वे उपस्थित हुए । प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद भी श्री यादव द्वारा विभागीय कार्यवाही में भाग 
नहीं लिया गया । तदोपरांत आरोपी पदाधिकारी की अनुपस्थिति के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा एकतरफा 
सुनवाई करते हुए श्री यादव के विरूद्ध गठित 8 ( आठ ) आरोपों में 7 ( सात ) आरोपों को प्रमाणित होने का प्रतिवेदन 
अपने पत्रांक 1556 दिनांक 11. 12.08 द्वारा समर्पित किया गया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार 
पर श्री यादव से विभागीय पत्रांक 5722 (एस) अनु० दिनांक 02. 06.09 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी । 

3. द्वितीय कारण पृच्छा श्री यादव के स्थायी पता पर भेजा गया एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचना 
निर्गत की गयी, परन्तु श्री यादव ने अपना द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किया और न ही विभाग में उपस्थिति 
दर्ज की । इस तरह श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोपों एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के लिए दोषी मानते हुए 
पूरे मामले के समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णय अनुसार इन्हें सेवा से बर्खास्त करने के अनुमोदित प्रस्ताव पर पत्रांक 
3781 ( एस ) अनु० दिनांक 02.04.12 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति / परामर्श प्राप्त किया गया । बिहार लोक 
सेवा आयोग ने अपने पत्रांक 962 दिनांक 23. 07.12 द्वारा श्री यादव को बर्खास्त करने संबंधी प्रस्तावित विभागीय दंड पर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 जून 2013 
असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तावित दंड को अनुपातिक नहीं बताया । अंकनीय है कि ऐसे ही एक अन्य सदृश 
मामले में विद्धान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त है कि वृहद शास्ति संसूचित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लेना अपेक्षित है किन्तु आयोग का परामर्श विभाग / सरकार पर बाध्यकारी नहीं है यह एक अनुशंसात्मक 
कार्रवाई है । 

4. तदोपरान्त श्री अजय कुमार यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित 
को प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग भेजा गया जिसपर मंत्रिपरिषद् द्वारा 07.05. 2013 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई । 

5. तआलोक में श्री अजय कुमार यादव , तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल , गोपालगंज सम्प्रति 
निलंबित को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा से बर्खास्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 488 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic .in 


